निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 कार्तिक 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1272 ) पटना, वृहस्पतिवार , 21 नवम्बर 2019 

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

20 नवम्बर 2019 
सं ० 2 / वन निगम -09 / 2017-4243 / प0 व 0 ज 0 प 0 — बिहार राज्य में केन्दु पत्ती के संग्रहण एवं विपणन 
का कार्य बिहार वानिकी विकास निगम लि 0 के द्वारा किया जाता है । केन्तु पत्ती की बिक्री हेतु निविदा का निष्पादन 
राज्य सरकार के स्तर से गठित निविदा समिति के द्वारा किया जाता है । तदालोक में राज्य में केन्दु पत्ती की बिक्री हेतु 
निविदा समिति का गठन निम्नवत किया जाता है : 

प्रबंध निदेशक, बिहार वानिकी विकास निगम लि 0 , पटना 
वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना 

सदस्य 
वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, पटना 

सदस्य 
प्रमंडलीय प्रबंधक, बिहार वानिकी विकास निगम लि 0, पटना विशेष आमंत्रित 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुबोध कुमार चौधरी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


. 


3. 


4 . 


सदस्य 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1272-571 + 500 -डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


